पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 14 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2024--चैत्र 16 शक 1946 


भाग 3 ( 1 ) 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मयूर लालवानी आत्मज राजकुमार लालवानी, उम्र 33 वर्ष, निवासी-लालबाग, सिंधी 
कालोनी, वार्ड नं. 23, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. मेरे पुत्र का वास्तविक नाम वीरल लालवानी है, किन्तु उसके 
जन्म प्रमाण पत्र में वीरल लालवानी उर्फ रूद्रांश लालवानी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को वीरल लालवानी आत्मज मयूर लालवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
वीरल लालवानी उर्फ वीरल लालवानी 
रूद्रांश लालवानी पिता-मयूर लालवानी 
पिता-मयूर लालवानी निवासी-लालबाग, सिंधी कालोनी, 
निवासी-लालबाग, सिंधी कालोनी, वार्ड नं.-23, राजनांदगांव, 
वार्ड नं.-23, राजनांदगांव, तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


181 


182 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरनाज खान आत्मजा श्री अब्दुल लतिफ, निवासी-01/डी, सड़क 27/बी, सेक्टर 7, 
सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरे जन्म-प्रमाण में मेरा नाम आयशा अरनाज आ. डॉ. लतिफ, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों 
में Khan Arnaz Latif, आधार कार्ड व पासपोर्ट में Ayesha Aka Arnaj Khan आ. Abdul Latif @f है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया 
नाम अरनाज खान रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे अरनाज खान आत्मजा श्री अब्दुल लतिफ, के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
आयशा अरनाज, अरनाज खान 
Khan Arnaz Latif, (Amaz Khan) 
Ayesha Aka Arnaj Khan पिता-श्री अब्दुल लतिफ 
पिता-डॉ. लतीफ (D/o- Shri Abdul Latif) 
निवासी-01/डी, सड़क-27/बी, निवासी-01/डी, सड़क-27/बी, 
सेक्टर-7, सिविक सेंटर भिलाई, सेक्टर-7, सिविक सेंटर भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Thota Narayan Rao आत्मज Shri Thota Hanumanth Rao, उम्र 56 वर्ष, निवासी- 
aa. नं. 1-बी, सड़क 5, सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरा वास्तविक 
नाम Thota Narayan Rao आत्मज Shri Thota Hanumanth Rao है जो कि मेरे पैनकार्ड में दर्ज है, किंतु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस 
रिकार्ड में प' Narayan Rao आ. T Hanumantha Rao तथा आधार कार्ड व मेरे नाम की संपत्ति के राजस्व रिकार्ड FTN arayan Rao आ. 
T. H. Rao दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे Thota Narayan Rao आत्मज Shri Thota Hanumanth Rao के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 
पुराना नाम नया नाम 
T Narayan Rao, Thota Narayan Rao 
पिता- Shri T Hanumantha Rao, पिता- Shri Thota Hanumanth Rao, 
T. H. Rao निवासी-क्वा. नं.-1-बी, 
निवासी-क्वा. नं.-1-बी, सड़क-5, सेक्टर-1, भिलाई, 
सड़क-5, सेक्टर-1, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 183 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ceo डेविड ध. प. परमजीत सिंह, पूर्व निवास-मकान नं. 22/एफ, स्ट्रीट 28, सेक्टर 4, 
भिलाई 1, दुर्ग (छ. ग.) वर्तमान निवासी-मकान नं. 160, पंचशील नगर (वेस्ट), चरोदा, तहसील भिलाई-3, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मैं रेलवे 
विभाग में कार्यरत्‌ हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड, बैंक रिकार्ड, आधार कार्ड, नेशनल पेंशन सिस्टम तथा जीवन बीमा निगम में मेरा नाम स्टेला कौर ओदे 
तथा पैनकार्ड F Stella Kaur Odey आ. Augustine David @f है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम स्टेला डेविड रख ली हूँ तथा इस 
आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे Len डेविड ध. प. परमजीत सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ECM कौर ओदे teen डेविड 
Stella Kaur Odey (Stella David) 
faat-Augustine David पति-परमजीत सिंह 
पूर्व निवास-मकान नं.-22/एफ, (W/o-Paramjeet Singh) 
स्ट्रीट-28, सेक्टर-4, पूर्व निवास-मकान नं.-22/एफ, 
भिलाई-1, दुर्ग (छ. ग.) स्ट्रीट-28, सेक्टर-4, 
वर्तमान निवास-मकान नं.-160, भिलाई-1, दुर्ग (छ. ग.) 
पंचशील नगर (वेस्ट), चरोदा, वर्तमान निवासी-मकान नं.-160, 
तहसील-भिलाई-3, पंचशील नगर (वेस्ट), चरोदा, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) तहसील-भिलाई-3, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कौशिल्या बाई ध. प. स्व. शंकर कुमार यादव, Fardt-Ward No. 20, Panchseel 
Nagar (West), Near Baba Sweets, Bhilai, Charoda, Durg, District Durg (C.G.) की हूँ मेरा वास्तविक नाम कौशिल्या बाई है जो कि 
मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरी पुत्री खिलेश्वरी यादव के जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम राधिका यादव, शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों H Kaushilaya Yadav दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे कौशिल्या बाई ध. प. स्व. शंकर कुमार यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
राधिका यादव कौशिल्या बाई 
Kaushilaya Yadav (Kaushilaya Bai) 
पति-शंकर कुमार यादव पति-स्व. शंकर कुमार यादव 
(W/o- Shankar Kumar Yadav) (W/o- Late Shankar Kumar Yadav) 
fraret- Ward No.-20, frarat- Ward No.-20, 
Panchseel Nagar (West), Panchseel Nagar (West), 
Near Baba Sweets, Near Baba Sweets, 
Bhilai, Charoda, Bhilai, Charoda, 


Durg-District Durg (C.G.) Durg-District-Durg (C.G.) 


184 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Anand Mylapilli आत्मज Shri Ganesh Rao, उम्र 44 वर्ष, निवासी-क्वा. नंबर 100/ 
9, वार्ड नंबर 11, रेलवे कालोनी, भिलाई-03, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मैं रेलवे विभाग रायपुर में कार्यरत हूँ. मेरे कक्षा दसवीं, बारहवीं व स्नातक 
के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पैनकार्ड, बैंक रिकार्ड, सेवा पुस्तिका में मेरा नाम Anand तथा आधार कार्ड FM Anand दर्ज है. मैंने 
अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम Anand Mylapilli रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत 
कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे Anand Mylapilli आत्मज Shri Ganesh Rao के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


Anand, M Anand, 
ftatl-Shri Ganesh Rao 
निवासी-क्वा. नंबर-100/), 
वार्ड नंबर-11, रेलवे कालोनी, 
भिलाई -03, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


Anand Mylapilli 
ftatl-Shri Ganesh Rao 
निवासी-क्वा. नंबर-100/), 
वार्ड नंबर-11, रेलवे कालोनी, 
भिलाई-03, 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रोहित कुमार गुप्ता आत्मज श्री भुनेश्वर प्रसाद गुप्ता, उम्र 37 वर्ष, निवासी-मिलन चौक, 
केम्प-2 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरी पुत्री का वास्तविक नाम रूही गुप्ता आ. रोहित कुमार गुप्ता माता नीतू गुप्ता है जो कि 
उसके आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु उसके दाखिला पंजी व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उसका नाम रूही कुमारी टेमूलकर आ. सोनू टेमूलकर व माता 
नीतू टेमूलकर दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरी पुत्री को रूही गुप्ता आत्मजा रोहित कुमार गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 

रूही कुमारी टेमूलकर रूही गुप्ता 
पिता-श्री सोनु टेमूलकर (Ruhi Gupta) 

माता-नीतू टेमूलकर पिता-रोहित कुमार गुप्ता 
निवासी-मिलन चौक, (D/o-Rohit Kumar Gupta) 
केम्प-2 भिलाई, माता-नीतू गुप्ता 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) निवासी-मिलन चौक, 

केम्प-2 भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 185 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नागेश्वर वर्मा आत्मज श्री धरम राज वर्मा, निवासी-प्तर. No. 30, Ward No. 19, Nehru 
Chowk, Bajranag Maidan, Shastri Nagar, Camp 01, Supela Bhilai, District Durg (C. G.) का हूँ. मेरा तथा मेरे पिता का वास्तविक 
नाम नागेश्वर वर्मा (Nageswar Verma) आ. धरम राज वर्मा (Dharam Raj Verma) है. मेरे पैनकार्ड में मेरे पिता का वास्तविक नाम दर्ज है, किंतु 
मेरा नाम Nageshvar Verma, मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र में नागेश्वर आ. धरम राज, आधार कार्ड 
में Nageswar आ. Dharmeraj Verma, आयुधष्मान कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में नागेश्वर वर्मा Nageshvar Verma, आ. धमेराज Dharmeraj 
Verma तथा पैनकार्ड में Nageshver Verma तथा बैंक रिकार्ड में Nageshwar Verma आ. Dharmeraj Verma दर्ज है जिसे परिवर्तित कर 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे नागेश्वर वर्मा आत्मज श्री धरम राज वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
नागेश्वर (Nageswar), नागेश्वर वर्मा 
नागेश्वर वर्मा (Nageswar Verma) 
Nageshvar Verma, पिता-श्री धरम राज वर्मा 
पिता-श्री धरम राज, धमेराज, (S/o- Shri Dharam Raj Verma) 
Dharmeraj Verma frarat-H. No.-30, Ward No.-19, 
निवासी-प्त. No.-30, Ward No. -19, Nehru Chowk, Bajrang Maidan, 
Nehru Chowk, Bajrang Maidan, Shastri nagar, Camp-01, 
Shastri nagar, Camp-01, Supela Bhilai, 
Supela Bhilai, District-Durg (C. G.) 


District-Durg (C. G.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपिका शिव ध. प. संजय कुमार शिव, उम्र 36 वर्ष, निवासी-रूआबांधा, भाठापारा, 
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा तथा मेरे पति का वास्तविक नाम दीपिका शिव (Deepika Shiv) ध. प. संजय कुमार शिव 
(Sanjay Kumar Shiv) है जो कि हमारे आधार कार्ड व मेरे पुत्र त्रिशांत शिव के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों 
में मेरे पति का नाम Sanjay Shiv तथा दाखिल खारिज में Sanjay Shiv तथा माता Dipeeka Shiv दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम 
को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को त्रिशांत शिव आत्मज संजय कुमार शिव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
त्रिशांत शिव त्रिशांत शिव 
(Trishant Shiv) (Trishant Shiv) 
fadl-Sanjay Shiv, पिता-संजय कुमार शिव 
माता-दीपिका शिव (S/o-Sanjay Kumar Shiv) 
(Dipeeka Shiv ) माता-दीपिका शिव 
निवासी-रूआबांधा, (M/o-Deepika Shiv) 
भाठापारा, भिलाई, निवासी-रूआबांधा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) भाठापारा, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


186 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रेरणा मौर्य ध. प. श्री रामरतन मौर्य, निवासी-हाउस नं. 124/1, वार्ड 48, दुर्गा मंदिर, कबीर 
मंदिर के पास, जोन 3, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई, दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम प्रेरणा मौर्य ध. प. रामरतन मौर्य है जो 
कि मेरे मतदाता परिचय पत्र, आयुष्मान कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है तथा मेरे पूर्व के आधार कार्ड में प्रभा कुशवाहा ध. प. श्री रतन कुशवाहा दर्ज है 
जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे प्रेरणा मौर्य ध. प. श्री रामरतन मौर्य के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
प्रभा कुशवाहा प्रेरणा मौर्य 
(Prabha Kushwaha) (Prerana Maury) 


पति-श्री रतन कुशवाहा 
(W/o- Shri Ratan Kushwaha) 
निवासी-हाउस नं.-124/1, 

वार्ड-48, दुर्गा मंदिर, 

कबीर मंदिर के पास, 
जोन-3, सेक्टर-11, 
खुर्सीपार, भिलाई, दुर्ग 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


पति-श्री रामरतन मौर्य 
(W/o- Shri Ramratan Maury) 
निवासी-हाउस नं.-124/1, 

वार्ड-48, दुर्गा मंदिर, 

कबीर मंदिर के पास, 
जोन-3, सेक्टर-11, 
खुर्सीपार, भिलाई, दुर्ग 
जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजय साहू आत्मज द्वारिका साहू, स्थायी निवास-मकान नं. 131, वार्ड नं. 11, गस्ती चौक, 
गंजपारा, बेमेतरा, जिला बेमेतरा (छ. ग. ) पिन 491335, वर्तमान निवासी-मकान नं. 339, वार्ड नं. 05, गया नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) 
का हूँ. मेरा तथा मेरे पिता का वास्तविक नाम अजय साहू (Ajay Sahu) आ. द्वारिका साहू (Dwarika Sahu) है जो कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता 
परिचय पत्र, पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में ७18५ Ram आ. Dvarika Sahu दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित 
कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे अजय साहू आत्मज द्वारिका साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


अजय राम 
(Ajay Ram) 
पिता-द्वारिका साहू 
(S/o-Dvarika Sahu) 
स्थायी निवास-मकान नं.-131, 
वार्ड नं.-11, गस्ती चौक, 
गंजपारा, बेमेतरा, 
जिला-बेमेतरा (छ. ग.) 
पिन-491335 
वर्तमान निवासी-मकान नं.-339, 
वार्ड नं.-05, गया नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नया नाम 


अजय साहू 
(Ajay Sahu) 
पिता-द्वारिका साहू 
(S/o-Dwarika Sahu) 
स्थायी निवास-मकान नं.-131, 
वार्ड नं.-11, गस्ती चौक, 
गंजपारा, बेमेतरा, 
जिला-बेमेतरा (छ. ग.) 
पिन-491335 
वर्तमान निवासी-मकान नं.-339, 
वार्ड नं.-05, गया नगर, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 187 


NAME CHANGE 


It is hereby notified for the information of all Authorities Concerned and the public that. I Joge Rao Konda 
Son of Late Garatata. A resident of Block No. 19/D, Cross Street No. 1, Sector 1, Bhilai, District Durg (C. G.). My real 
name is Joge Rao Konda, which is recorded in my Aadhar card, PAN card and other government documents. I was 
working in Bhilai Steel Plant Bhilai. In my sercice recorde, educational records and revenue record my name is Joge 
Rao and in the revenue record of another land in Andhra Pradesh, my name is recorded as Konda Joga Rao. I have 
submitted an affidavit before the competent authority to change it and register my real name. 


Hereafter I will be known by the name Joge Rao Konda Son of Late Garatata in future for all purposes. 


OLD NAME NEW NAME 

Joge Rao, Konda Joga Rao Joge Rao Konda 

S/o- Late Garatata S/o- Late Garatata 
Add- Block No.-19/D, Add- Block No. -19/D, 

Cross Street No. -1, Cross Street No. -1, 

Sector -1, Bhilai, Sector -1, Bhilai, 
District-Durg (C. G.) District-Durg (C. G.) 

नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निष्ठा रजक आत्मजा श्री पवन कुमार रजक, उम्र 20 वर्ष, निवासी-म. नं 206, सुभाष नगर, 
कसारीडीह, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम निष्ठा रजक आ. पवन कुमार रजक है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, 
आधार कार्ड, पैनकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे नाम की जीवन बीमा पॉलिसी में Ku. 
Neha Rajak दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे निष्ठा रजक आत्मजा श्री पवन कुमार रजक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Ku. Neha Rajak निष्ठा रजक 
पिता-पवन कुमार रजक (Nishtha Rajak) 
D/o-Pawan Kumar Rajak पिता-पवन कुमार रजक 
निवासी-म. नं-206, सुभाष नगर, (D/o-Pawan Kumar Rajak) 
कसारीडीह, दुर्ग, निवासी-म. 4-206, सुभाष नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) कसारीडीह, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


188 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.) 
कलेक्टोरेट के सामने, प्रथम तल, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/417.-- FETA: जय भवानी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. रामदासनगर 
टिकरापारा बिलासपुर पं. क्र. 478 दिनांक 12-02-2020 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/248 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण 
बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये जय भवानी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. रामदासनगर टिकरापारा बिलासपुर पं. क्र. 478 दिनांक 
12-02-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को 
परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री मनीष वर्मा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को 
sad अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/418.-- वस्तुतः जय श्री सांई खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. तोरवा 
बिलासपुर पं. क्र. 480 दिनांक 14-02-2020 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/292 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त Mata जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये जय श्री सांई खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. तोरवा बिलासपुर पं. क्र. 480 दिनांक 14-02-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) HIS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में लाती 
हूँ तथा श्रीमती ममता रायकर पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त अधिनियम 
की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/419.-- वस्तुतः जय हिन्द खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. लाला लाजपत 
नगर बिलासपुर पं. क्र. 485 दिनांक 27-02-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/286 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण 
बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 189 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये जय हिन्द खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. लाला लाजपत नगर बिलासपुर पं. क्र. 485 दिनांक 27- 
02-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 69 (2) के ded को 
परिसमापन में लाती हूँ तथा श्रीमती श्वेता दुबे पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को 
sad अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/420.-- वस्तुत: ATV खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या.चांटीडीह बिलासपुर 
पं. क्र. 489 दिनांक 09-03-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) ALS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 
(3) के ded पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/301 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र 
जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये ATP खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या.चांटीडीह बिलासपुर पं. क्र. 489 दिनांक 09-03-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के ded को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्री मनीष वर्मा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त अधिनियम 
की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/421.-- वस्तुतः धनलक्ष्मी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. कुंआ पं. क्र. 
491 दिनांक 09-03-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर ( छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के 
तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/312 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया 
गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रा, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये धनलक्ष्मी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. कुंआ पं. क्र. 491 दिनांक 09-03-2020 विकासखण्ड 
बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री 
मनीष वर्मा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को Sad अधिनियम की धारा 70 
(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/422.-- वस्तुतः ओम सांई खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. मध्यनगरी चौक 
बिलासपुर पं. क्र. 492 दिनांक 18-03-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. ग.) HID. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 
की धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/316 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


190 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये ओम Gis खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. मध्यनगरी चौक बिलासपुर पं. क्र. 492 दिनांक 18- 
03-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 69 (2) के तहत्‌ को 
परिसमापन में लाती हूँ तथा श्रीमती मीनू अग्रवाल पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर 
को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


Bh /उपंबि/परिसमापन/2024/423.-- FETA: जागृति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. गुड़ी पं. क्र. 493 
दिनांक 18-03-2020 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत्‌ 
पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/288 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया 
था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रा, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये जागृति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. गुड़ी पं. क्र. 493 दिनांक 18-03-2020 विकासखण्ड मस्तूरी 
जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के ded को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्रीमती 
श्वेता दुबे पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी Pere बिलासपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) 
के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/424.-- वस्तुतः जय माता दी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. जरहाभाटा 
बिलासपुर पं. क्र. 494 दिनांक 18-03-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 
की धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/309 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये जय माता दी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. जरहाभाटा बिलासपुर पं. क्र. 494 दिनांक 18-03- 
2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग. ) HIS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन 
में लाती हूँ तथा श्री डी. के. पाटिल पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/425.-- FRY: SARA खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. कुदुदण्ड बिलासपुर 
पं. क्र. 496 दिनांक 18-03-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 
(3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/313 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र 
जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 191 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये आरना खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति Hal. कुदुदण्ड बिलासपुर पं. क्र. 496 दिनांक 18-03-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्रीमती मीनू अग्रवाल पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/426.-- वस्तुतः बिलासा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. किलावार्ड 
बिलासपुर पं. क्र. 501 दिनांक 15-05-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 
की धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/296 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा USK, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये बिलासा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. किलावार्ड बिलासपुर पं. क्र. 501 दिनांक 15-05-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के ded को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्रीमती शिवानी yet पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


( मंजू महेन्द्र पाण्डेय ) 
उप पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


